निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


9 भाद्र 1940 ( श० ) 
( सं0 पटना 819 ) पटना , शुक्रवार , 31 अगस्त 2018 


सं० 3ए - 2 - वे पु० - 17 / 2017 - 6570 / वि० 

वित्त विभाग 


विषय : 


संकल्प 

31 अगस्त 2018 
समाज कल्याण विभाग के आई०सी०डी०एस० निदेशालय के अंतर्गत 
सांख्यिकी सहायक पद के लिए दिनांक 01 . 01 . 2016 के प्रभाव से वेतन 
स्तर -7 की स्वीकृति के संबंध में । 


राज्य वेतन आयोग की अनुशंसा के आलोक में वित्त विभागीय संकल्प संख्या - 3590 , दिनांक 
24.05. 2017 एवं संकल्प संख्या - 8145, दिनांक 13. 10 . 2017 के द्वारा पर्यवेक्षकीय कोटि के पदों के लिए दिनांक 
01.01. 2016 के प्रभाव से वेतन स्तर - 7 की स्वीकति प्रदान की गई है । सांख्यिकी सहायक का पद पर्यवेक्षकीय 
कोटि का पद है । योजना एवं विकास विभाग , उद्योग विभाग एवं श्रम विभाग के अन्तर्गत सांख्यिकी सहायक 
के लिए दिनांक 01.01. 2016 के प्रभाव से पुनरीक्षित वेतन स्तर-7 स्वीकृत है , जबकि समाज कल्याण विभाग 
के आई०सी०डी०एस० निदेशालय अंतर्गत सांख्यिकी सहायक के लिए वेतन स्तर - 6 स्वीकृत है । 

2. समाज कल्याण विभाग द्वारा स्पष्ट किया गया है कि आई०सी०डी०एस० निदेशालय के सांख्यिकी 
सहायक का पद स्नातक स्तरीय तथा पर्यवेक्षकीय कोटि का है । इन सांख्यिकी सहायकों का कार्य एवं दायित्व 
अन्य विभागों में कार्यरत सांख्यिकी सहायकों के समान है । 

___ 3. राज्य वेतन आयोग के समक्ष आई०सी०डी०एस० निदेशालय के सांख्यिकी सहायक के सन्दर्भ में 
पदीय प्रास्थिति की सूचना / अभ्यावेदन प्राप्त नहीं होने के कारण इस पद के लिए अन्य पर्यवेक्षकीय कोटि के 
पदों के समान वेतन स्तर - 7 की अनुमान्यता के संबंध में तत्समय विचार नहीं किया जा सका । 


बिहार गजट ( असाधारण ) , 31 अगस्त 2018 


4. सम्प्रति , आई०सी०डी०एस० निदेशालय के सांख्यिकी सहायक की पदीय प्रास्थिति एवं कार्य- दायित्व 
को दृष्टिपथ में रखते हुए इस पद के लिए अन्य पर्यवेक्षकीय कोटि के पदों के समान वेतनमान की स्वीकृति 
का विषय राज्य सरकार के समक्ष विचाराधीन था । 

5 . सम्यक् विचारोपरान्त वित्त विभागीय संकल्प संख्या - 3590 , दिनांक 24. 05. 2017 की अनुसूची - III , 
अध्याय- 5 (5. 1 ) के क्रमांक - 611 में अंकित वेतन स्तर - 6 को विलोपित करते हुए समाज कल्याण विभाग के 
आई०सी०डी०एस० निदेशालय अंतर्गत सांख्यिकी सहायक पद के लिए दिनांक 01 .01. 2016 के प्रभाव से वेतन 
स्तर - 7 की स्वीकृति प्रदान की जाती है । संशोधित वेतन स्तर में वेतन पुनरीक्षण संकल्प संख्या - 3590 , दिनांक 
24.05. 2017 के प्रावधानों के आलोक में किया जायेगा । 

बिहार - राज्यपाल के आदेश से , 

राहुल सिंह , 
सचिव ( व्यय ) । 


अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय , 

बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 819-571 + 10- डी0टी0पी0 । 

Website : http :// egazette .bih . nic .in 


